पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 

[ संख्या -43 
खण्ड -16 ]] रुड़की, शनिवार , दिनांक 24 अक्टूबर, 2015 ई0 ( कार्तिक 02 , 1937 शक सम्वत्) 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

वार्षिक चन्दा 
विषय 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


3075 


Amemain . 


707-712 


1500 


991-994 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
माग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


211-212 


975 


259-262 


975 


1425 


707 - क 


708 


उत्तराखण्ड गजट, 24 अक्टूबर, 2015 ई० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 

06 अक्टूबर , 2015 ई ० 
संख्या 1145 / VII - 1 / 2015 / 174- ख / 2013 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 
104 / 05 / डी 0 पी 0 सी 0 / सेवा -02 / सहा0 रसा 0 / 2014-15, दिनांक 27 जुलाई , 2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी 
संस्तुति के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक 
(रसायन ) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री शीशपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रसायनज्ञ 
के पद वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में एतद्वारा नियमित रूप से पदोन्नत किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री शीशपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 ( दो ) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 

श्री शीशपाल, पदोन्नति के फलस्वरूप सहायक रसायनज्ञ के पद हेतु. अपनी योगदान आख्या निदेशक , 
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रस्तुत करेंगे । 

सहायक रसायनज्ञ की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी । 


3 . 


4 . 


आज्ञा से , 
राकेश शर्मा, 


मुख्य सचिव । 


परिवहन अनुभाग -1 

अधिसूचना 

19 सितम्बर, 2015 ई ० 
संख्या 775 / ix - 1 / 39 / 2015- एतद्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 की उपधारा (2) 
के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 663 / ix -1 / 39 / 2014, दिनांक 09-12-2014 द्वारा मा ० परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता 
में गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् में निम्नलिखित प्रमुख सचिव / सचिव को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् में सदस्य के 
रूप में सम्मिलित किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्नवत् स्वीकृति देते हैं : 
(i) प्रमुख सचिव / सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य , 
(ii) प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य , 
(iii) प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य , 
(iv) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन 
2. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की साल में कम से कम दो बैठक अनिवार्य होगी । 


सदस्य । 


आज्ञा से , 
एस 0 रामास्वामी. 

प्रमुख सचिव । 


709 


भाग 1]] उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर, 2015 ई ० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत् ) 

सैनिक कल्याण अनुभाग 

शुद्धि पत्र 

19 सितम्बर, 2015 ई ० 
संख्या 972 / XVII - 5 / 15-13 (7) अर्द्ध सै 0 / 2015 - श्री राज्यपाल महोदय , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की 
उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 512 / XVII -5 / 15-13(7) अर्द्ध सै0 / 2015 , दिनांक 
05.08.2015 की अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अनुसूची के कॉलम -4 में प्लॉट संख्या -3543, क्षेत्रफल 0.066 के 
बाद प्लॉट संख्या-3544, क्षेत्रफल 0.008 त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है, जबकि प्लॉट संख्या -3545 प्रकाशित होना था । 
अतः प्लॉट संख्या -3544 के स्थान पर प्लॉट संख्या -3545, क्षेत्रफल 0.008 पढ़ा जाय एवं अन्तिम प्लॉट संख्या -3554 
के बाद 3555, क्षेत्रफल 0.014 छूट गया था , उसे सूची में सम्मिलित समझा जाय । 
तद्नुसार उपरोक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी । 

आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


ऊर्जा अनुभाग -1 

अधिसूचना 

01 अक्टूबर, 2015 ई ० 
-संख्या 1050-/ 4 / 2015-5 / 14 / 2009 - एतद्द्वारा उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा - नीति, -2013- के. प्रस्तर –28 के 
प्राविधानों में निहित व्यवस्था के आलोक में , इस नीति में निम्न तालिका के अनुसार स्तम्भ -1 में उल्लिखित नियमों के 
स्थान पर स्तम्भ -2 में उल्लिखित नियमों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति मा 0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : 

" उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति -2013 " उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति -2013" 
क्र ० 
सं ० स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

पुनरीक्षित नियम 


1 


2 


3 


1 . 


पूरा करने के 


2 . 


(15) समय अनुसूची 

( 15) समय अनुसूची 
इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को 
पूरा करने के लिये समय अनुसूची 

लिये समय अनुसूची 
निम्नलिखित है : 

निम्नलिखित है : 
( क ) सौर पी 0 वी 0 हेतु - परियोजना 

( क ) सौर पी ० वी ० हेतु - परियोजना 
आवंटन की तिथि से 18 माह । 

आवंटन की तिथि से 12 माह । 
(17 ) प्रतिभूति जमा 

(17 ) प्रतिभूति जमा 
( दो ) निजी भूमि पर संस्थापित परियोजना: ( दो ) निजी भूमि पर संस्थापित परियोजना: 
सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप 

सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप 
में ₹ 5 लाख प्रति मेगावॉट या उसके 

में ₹ 5 लाख प्रति मेगावॉट या उसके 
भाग की दर से जमा कराने होंगे । 

माग की दर से जमा कराने होंगे । 
बैंक गारण्टी की मान्यता सौर पीवी 

बैंक गारण्टी की मान्यता सौर पीवी 
परियोजनाओं के मामले में 24 माह 

परियोजनाओं के मामले में 15 माह 


होगी । 


होगी । 


710 


उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर, 2015 ई 0 ( कार्तिक 02 , 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


3 . संलग्नक -3 

संलग्नक -- 3 
( क ) सौर पी 0 वी 0 परियोजनाओं और सौर ( क ) सौर पी 0 वी 0 परियोजनाओं और सौर 

तापीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय तापीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय 
योग्यता मानदण्ड: 

योग्यता मानदण्ड: 
निवल सम्पत्ति 

निवल सम्पत्ति 
कम्पनी की "निवल सम्पत्ति परियोजना 

कम्पनी की "निवल सम्पत्ति परियोजना 
क्षमता के ₹ 3.00 करोड़ या उसके क्षमता के ₹ 1.50 करोड़ या उसके 
समतुल्य यूएस डॉलर प्रति मेगावॉट की 

समतुल्य यूएस डॉलर प्रति मेगावॉट की 
दर पर परिकलित मूल्य के बराबर या दर पर परिकलित मूल्य के बराबर या 
उससे अधिक होनी चाहिये । 

उससे अधिक होनी चाहिये । 
उपरोक्त संशोधित अधिसूचना में निहित बिन्दु सं0-15, 17 एवं संलग्नक -3 के ( क ) में उल्लिखित नियमों के 
अतिरिक्त शेष नियम अधिसूचना सं 0 1044 / I / 2013-5 / 14 / 2009, दिनांक 27-06-2013 के अन्य सभी प्राविधान 
यथावत् मान्य होंगे । 
उक्त संशोधित अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त समझी जायेगी । 

आज्ञा से , 
डॉ ० उमाकान्त पंवार , 

प्रमुख सचिव । 
No. 1050/1/ 2015-5/14/ 2009, dated October 01 , 2015 . 

" Uttarakhand Solar Energy Policy- 2013 " | " Uttarakhand Solar Energy Policy - 2013 " 
Si. 
-No. -Column - 1 

-Column- 2 
Existing Rules 

Modified Rules 
1 . 15. Time Schedule : 

15. Time Schedule : 
The following is the time schedule for The following is the time schedule for 
completing solar projects under this policy : completing solar projects under this policy : 
( a) For Solar PV : 18 months from the ( a) For Solar PV : 12 months fromthe 
date of Project Allotment. 

date of Project Allotment. 
2 . 17. Security Deposit : 

17. Security Deposit : 
(ii) The project installed on Private land : (ii) The project installed on Private land : 
The successful developer shall be 

The successful developer shall be 
required to deposit Bank Guarantee @ 

required to deposit Bank Guarantee @ 
₹ 5 lakhs per MW or part thereof to 

₹ 5 lakhs per MW or part thereof to 
UREDA as security . The validity of UREDA as security . The validity of 
Bank Guarantee shall be 24 months for 

Bank Guarantee shall be 15 months for 
Solar PV Projects . 

Solar PV Projects. 
3. Annexure 3 

Annexure 3 
(A ) Financial Qualification criterion for Solar ( A ) Financial Qualification criterion for Solar 
PV Projects and Solar Thermal Projects : 

PV Projects and Solar Thermal Projects : 
Net Worth : 

Net Worth : 
The “NetWorth " of the company should be The “Net Worth " of the company should be 
equal to or greater than value calculated at equal to or greater than value calculated at 
the rate of ₹ 3.00 Crore or equivalent US $ the rate of 1.50 Crore or equivalent US $ 
per MW of the Project Capacity. 

perMW of the Project Capacity. 


. 


By Order, 
Dr. UMAKANTPANWAR , 

Principal Secretary 


711 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 24 अक्टूबर, 2015 ई ० ( कार्तिक 02 , 1937 शक सम्वत् ) 

सामान्य प्रशासन विभाग 

अधिसूचना 

09 अक्टूबर , 2015 ई ० 
संख्या 2487 / xxxi (15) G / 15-04(2) / 2010 T.C.- श्री राज्यपाल महोदय, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला 
चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा 
( 2)- में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , अनुसूची के उल्लिखित क्षेत्र के प्रत्येक भाग में खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा 
तोप दागने के अभ्यास के कार्यान्वयन को नीचे विनिर्दिष्ट अवधि में प्राधिकृत करते हैं , उक्त धारा की उपधारा (1) के 
अधीन अपेक्षित अधिसूचना जिसमें उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिनिश्चित किया गया है, जिसके भीतर 05 वर्ष 
की अवधि के लिए जो दिनांक पहली जून, 2015 से प्रारम्भ होती है, समय - समय पर खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा 
तोप दागने के अभ्यास हेतु प्राधिकृत करते हैं : 

क्षेत्र का विवरण 

अनुसूची 


. 


जिला 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


हरिद्वार रुड़की रुड़की 1. जलालपुर मुस्तहकम 

2. जलालपुर अहतमाल 
3. भंगेडी महावतपुर मुस्तहकम 

228.041 हेक्टेयर 
4. भंगेडी महावतपुर अहतमल 
5. टोडा कल्याणपुर मुस्तहकम 
6. टोडा कल्याणपुर अहतमल 
7. कान्हापुर मुस्तहकम 
8. कान्हापुर अहतमल 

9. अकबरपुर मुस्तहकम 
टिप्पणी: -भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है । 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 


प्रभारी सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 ofthe “ Constitution ofIndia ", the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation ofNotification No. 2487/xxxi( 15 )G / 15-04 (2 ) 
2010 T.C., dated October 09, 2015 for general information : 


NOTIFICATION 


October 09,2015 . 
No. 2487/ xxxi(15) G/15-04(2)/2010 T.C .--In exercise of the powers conferred lay sub-section (2) of 
section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. V of 1938 ), the Governor is 
pleased to authorized during the periods specified below , the carrying out of field firing and artillery practice 
throughout the area mentioned in the schedule, a notification required by sub -section (1) of the said section 


712 


BRGUE THT, 24 3762R , 2015 po ( asifia 02, 1937 ya Haq ) 


[ATTT 1. 


defining the daid area as the area within which for the term of five years commencing from the First day of June , 
2015 the carrying out periodically of the field firing and artillery practice may be authorized . 

Schdule (Details of the Area ) 


Distt. 


Tehsil 


Paragana 


Village 


Approximate Area 

(in Acre ) 


1 


2 


3 


4 


5 


Hardwar 


Roorkee 


Roorkee 


228.0141 Hectare 


1. Jalalpur Masthkam 
2. Jalalpur Ahatmal 
3. Bhangeri MahavatpurMasthkam 
4. Bhangeri Mahavatpur Ahatmal 
5. Toda Kalyanpur Masthkam 
6. Toda Kalyanpur Ahatmal 
7. Kanhapur Masthkam 
8. Kanhapur Ahatmal 
9. AkbarpurMasthkam 


NOTE : A site plan of the land may be inspected by the interested person in the office of the DistrictMagistrate , 
Hardwar 

By Order, 
SHAILESH BAGOLI. 

Secretary. 


HOGHOZO (UTO ) 43 fra UC / 538 – ATI 1–2015 (124cp / ffumi) ! 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 24 अक्टूबर, 2015 ई0 ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत्) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL . 

NOTIFICATION 

September 17 , 2015 
No. 237 UHC /XIV / 28 /Admin.A / 2012 --Ms. Ritika Semwal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div .),Haldwani, 
DistrictNainital is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 24.08.2015 to 12.09.2015 with permission 
to prefix 23.08.2015 as Sunday and to suffix 13.09.2015 as Sunday . 

NOTIFICATION 

September 18 , 2015 
No. 238/ UHCIXIV/19/ Admin.A/ 2008 --Smt. Geeta Chauhan, Chief Judicial Magistrate, TehriGarhwal 
is hereby sanctioned medicalleave for 14 days w.e.f. 26.08.2015 to 08.09.2015 . 

NOTIFICATION 


September 23 , 2015 
No. 243 /UHC /XIV -72 /Admin.A / 2003 --Sri Brijendra Singh , 4th Additional District & Sessions Judge , 
Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 01.09.2015 to 08.09.2015 . 

NOTIFICATION 

September 23 , 2015 
No. 244/ UHCIXIV/ 37/ Admin.A -- Sri N. S. Dhanik, District & Sessions Judge, Hardwar is hereby 
sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 22.08.2015 to 28.08.2015 . 

By Order of Hon blethe Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


991 - ख 


992 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर, 2015 ई० (कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत् ) 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL 


NOTIFICATION 


October 09, 2015 
No. 838/III - A-07/ 2015/SLSA --Smt . Jyoti Bala, Secretary, District Legal Services Authority , Nainital 
is hereby sanctioned Child Care Leave for 18 days w.e.f. 14.09.2015 to 01.10.2015 with permission to prefix 
13.09.2015 as Sunday holiday and suffix 02.10.2015 as Govt. holiday. 

By Order of Hon ble the Executive Chairman , 

Sd/ 
PRASHANT JOSHI, 

Member Secretary. 


- 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

29 सितम्बर , 2015 ई ० 
पत्रांक 2566 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP32Z -- 7388 / 2015- वाहन संख्या UP32Z -- 7388, मॉडल 2001, चेसिस 
संख्या 070907BS तथा इंजन नं 0 RG87734 , कार्यालय में श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी सम्पतपुर , 
पो ० खानपुर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.09.2015 को आवेदन कर 
अवगत कराया है कि उक्त वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने 
योग्य नहीं है तथा वाहन के पंजीयन चिन्ह को निरस्त करने का अनुरोध किया है । तकनीकी अधिकारी द्वारा वाहन का 
मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
31.12.2015 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन 
का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय 
की आख्या अंकित है । 


- 


उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP327--7388, का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 070907BS तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 सितम्बर, 2015 ई ० 
पत्रांक 2571 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UA06E-7982 / 2015- वाहन संख्या UA06E- 7982, मॉडल 2006 , 
चेसिस संख्या 63A56515 तथा इंजन नं 0 A6A13701, कार्यालय में श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह, निवासी 
आजाद नगर, वार्ड नं 0 6, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 30.09.2015 
को आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर 
संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है , साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2015 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 

है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्मागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06E-7982 , का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 63A56515 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


993 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर , 2015 ई० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 

03 अक्टूबर, 2015 ई ० 
पत्रांक 2577 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / यूके 06 सीए -5014 / 2015 - वाहन संख्या यूके 06 सीए -5014 (ट्राली), मॉडल 
2012, चेसिस संख्या 12UK06012130 , इस कार्यालय में श्री मनीश पुत्र श्री महेन्द्र , निवासी म 0नं0-173, कुरयया , 
किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 28.09.2015 को आवेदन कर अवगत कराया 
है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं 
है , वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । तकनीकी अधिकारी द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट 
कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन के प्रपत्र वर्तमान में समर्पण किये 
गये हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूके 06 सीए -5014 (ट्राली), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 12UK06012130 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(स्थापना - अनुभाग) 

23 सितम्बर, 2015 ई ० 
सुश्री जय प्रिया आर्य, 
पुत्री श्री राजकुमार आर्य, 
पता - बी - 7 - बी , सेक्टर -12, टीचर्स कॉलोनी, 
प्रताप नगर, गाजियाबाद , उत्तर प्रदेश । 

पत्रांक 3241 / आयु ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 - अनु 0 / 2015-16 / वाणि 0 क 0 / दे० दून - वाणिज्य कर , मुख्यालय के 
नियुक्ति आदेश संख्या-5426, दिनांक 19.02.2015 द्वारा आपको वाणिज्य कर अधिकारी, वेतनमान र 9,300-34,800 + ग्रेड 
वेतन ₹ 4,600 के पद पर दिनांक 13.03.2015 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति -पत्र जारी किया गया । उक्त के 
क्रम में आपके द्वारा अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से हाथ फ्रैक्चर होने के कारण उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने 
हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में अन्तिम रूप से आपको मुख्यालय के पत्र 
संख्या -1344, दिनांक 04.06.2015 द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के 
कार्यालय ज्ञाप संख्या -2607 / XXX(2) / 2005 , दिनांक 26.08.2005 में किये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर अधिकारी 
के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में आपको अधिकतम समय प्रदान किया जा चुका है 
तथा इसके अतिरिक्त समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । 

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि आपको वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण 
करने हेतु पर्याप्त / अधिकतम समय प्रदान किया जा चुका है । उक्त शासनादेश में किये गये प्राविधानानुसार आपको 
इसके अतिरिक्त और अधिक समय प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है । अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत सुश्री जय प्रिया 
आर्य पुत्री श्री राजकुमार आर्य, पता बी - 7 - बी , सेक्टर -12, टीचर्स कॉलोनी, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का 
अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्ति को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत किया जाता है । भविष्य में वाणिज्य कर 
अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सुश्री जय प्रिया आर्य का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


994 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 24 अक्टूबर , 2015 ई० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत्) 

( स्थापना - अनुभाग) 


23 सितम्बर, 2015 ई ० 


श्री विवेक पंवार, 
पुत्र श्री अब्बल सिंह पंवार , 
पता- C / o मकान नं0-302, 
वार्ड नं0-03 , ज्ञानसू सेरा, उत्तरकाशी । 

पत्रांक 3244 / आयुक0 उत्तरा0 / स्था ० – अनु0 / 2015-16 / वाणि 0 क 0 / दे ० दून - वाणिज्य कर, मुख्यालय के 
नियुक्ति आदेश संख्या -5440, दिनांक 19.02.2015 द्वारा आपको वाणिज्य कर अधिकारी, वेतनमान ₹ 9,300-34,800 + ग्रेड 
वेतन ₹ 4,600 के पद पर दिनांक 13.03.2015 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति - पत्र जारी किया गया । उक्त के 
क्रम में आपके द्वारा अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने एवं सेवा अनुबन्ध स्थानान्तरण 
हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में अन्तिम रूप से आपको मुख्यालय के पत्र संख्या -1345, दिनांक 04.06.2015 द्वारा 
अवगत कराया जा चुका है कि कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2607 / XXX(2)/ 2005 , 
दिनांक 26.08.2005 में किये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति 
प्राधिकारी के रूप में आपको अधिकतम समय प्रदान किया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध 
में नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । 

तत्पश्चात् वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आप द्वारा शासन को प्रेषित अनुरोध 
पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग -8, पत्र संख्या 595 (1) / 2015 / XXX - 8 / 12 (100)2014 , दिनांक 
20 अगस्त , 2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्याधीन सेवाओं में सेवा अनुबन्ध अन्तरित करने का प्राविधान नहीं 
है । अतः उक्त वर्णित स्थिति में आपका वर्तमान सेवा अनुबन्ध अन्तरित करने अथवा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर 
योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध 
स्वीकार करना नियमानुसार सम्भव नहीं है । 

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपका वर्तमान सेवा अनुबन्ध अन्तरित करने एवं वाणिज्य कर अधिकारी 
के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इसके अतिरिक्त और अधिक समय प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है । अतः उक्त 
तथ्यों के दृष्टिगत श्री विवेक पंवार पुत्र श्री अब्बल सिंह पंवार, पता- Clo मकान नं0-302, वार्ड नं0-03, ज्ञानसू सेरा, 
उत्तरकाशी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्ति को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत किया जाता है । भविष्य 
में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री विवेक पंवार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया 
जायेगा । 


दिलीप जावलकर, 

आयुक्त कर, 
उत्तराखण्ड । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 43 हिन्दी गजट / 538 – भाग 1 - क -2015 ( कम्प्यूटर / रीजियों) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 24 अक्टूबर, 2015 ई० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत्) 


भाग 7 
इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 

भारत निर्वाचन आयोग 


निर्वाचन सदन , अशोका रोड , नई दिल्ली -110001 


आदेश 


दिनांक : 07 सितम्बर, 2015 ई ० 


संख्या 76 / उत्तरा० - वि ० स 0 / 2012( 3) -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के 
स्तम्भ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन मार्च, 2012 के लिये जो स्तम्भ 
(३) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है , स्तम्भ ( ४) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (५) में यथा 
दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 


और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण 
अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( ५) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा 
निरहित घोषित करता है । 


211 - झ 


212 


उत्तराखण्ड गजट, 24 अक्टूबर, 2015 ई ० ( कार्तिक 02 , 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 7 


सारणी 


क्र ० 


विधान सभा निर्वाचन 

क्षेत्र क्रम सं 0 


निर्वाचन का विवरण 


निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी 

का नाम और पता 


निरर्हता का कारण 


सं ० 


एवम् नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


ग्राम 


व पो 0 


का 


1 . 


उत्तराखण्ड विधान सभा 
सामान्य निर्वाचन 2012 


02 - यमुनोत्री 


मुरारी लाल , 

निर्वाचन व्ययों 
जौगत मल्ला, पट्टी दिचली, कोई भी लेखा दाखिल 
चिन्यालीसौड़ 

जिला 

करने में असफल रहे । 
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड 


तह ० 


आदेश से , 
शंगारा राम , 
वरिष्ठ प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 

राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव एवं 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी । 


ORDER 

September 07, 2015 
No. 76 /UKD -LA /2012(3 )--WHEREAS ,the Election Commission ofIndia satisfied that the contesting candidates 
specified in column (4 ) ofthe table below atthe General Election to the Legislative Assembly held from Uttarakhand 
in March , 2012 as specified in column (2 ) and held from corresponding constituency specified in column (3) against 
their names, have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5 ) of the table , as 
required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rulesmade thereunder; and 

WHEREAS, the said candidates have not furnished anyreason or explanation for the said failure even after 
due notice of the Election Commission and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or 
justification for the said failure . 

NOW , THEREFORE , in pursuance of section 10A ofthe said Act, the Election Commission ,hereby, declares 
the person specified in column (4) of the table enclosed , to be disqualified for being chosen as, and for being, a 
member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union 
Territory for a period ofthree years from the date of this order. 


Table 


SI. 
No. 


Particulars of Election 


1 


2 


No. and Name 
Name and Address of 

Reason for 
of Assembly 

Contesting Candidate Disqualification 
Constituency 
3 4 

5 
Sh . Murari Lal, 

Failure to lodge 
| Vill . & Post - Jogat Malla , 
02. Yamunotri 

the accounts of 
| Patti- Dichli, Tehsil - Chinyalisaur, | election expenses 
| Distt. Uttarkashi, Uttarakhand 


1 . 


General Election to the 
Legislative Assembly -2012 


By Order, 
SHANGARA RAM , 
Senior Principal Secretary, 
Election Commission of India . 


RADHARATURI , 
Principal Secretary & 
Chief Election Officer. 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई ०) 43 हिन्दी गजट / 538 - भाग 7-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 . 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 24 अक्टूबर , 2015 ई0 ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पंचायत , द्वाराहाट , जनपद अल्मोड़ा 

तहबाजारी नियमावली 

11 सितम्बर, 2015 ई ० 
पत्रांक 140 / तहाउप 0 प्र0-2014-15 - उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 , 
धारा 298 (1)(5 ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत द्वाराहाट , जिला अल्मोड़ा ने नगर पंचायत सीमा 
अन्तर्गत तहबाजारी उपनियमावली बनाई गई है । नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत आपत्ति 
एवं सुझाव हेतु समाचार - पत्र में प्रकाशित किया गया था , जिस पर आपत्तियों का निस्तारण किया गया । जिसकी पुष्टि 
मासिक अधिवेश दिनांक 18-08-2015 को प्रस्ताव सं0–2 द्वारा की गई । उपरोक्त उपनियमावली सरकारी गजट में 
प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 
1. नियमावली 

( क ) यह नियमावली तहबाजारी नियमावली नगर पंचायत द्वाराहाट के नाम से प्रकाशित की जायेगी । 
( ख ) इस नियमावली का विस्तार नगर पंचायत द्वाराहाट के सम्पूर्ण सीमा कोड में होगा । 

( ग ) गजट में प्रकाशित होने के दिनांक में प्रभावी होगा । 
2. परिभाषा 


( क ) “ नगर पंचायत द्वाराहाट * का तात्पर्य नगर पंचायत द्वाराहाट से है ; 
( ख ) “ अध्यक्ष / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत , 

द्वाराहाट से है ; 
( ग ) “ अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, द्वाराहाट से है । 


259 - ट 


260 


उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर, 2015 ई ० ( कार्तिक 02 , 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


3. उपनियम 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


इन उपनियमों में निर्धारित स्थानों तथा उपनियमों की सूची में वर्णित तहबाजारी की दरों के अनुसार भुगतान 
करने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य किसी सार्वजनिक स्थान सड़क , सड़क पट्टी तथा नालियों पर कोई सामान 
बेचने के लिये नहीं रखेगा, न कोई अस्थाई डेस्क या स्टॉल ही लगायेगा, न किसी जानवर या गाड़ी को व्यवसायिक 
उद्देश्य से खड़ा करेगा न किसी प्रकार के मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल या अन्य वाहनों की मरम्मत या निर्माण या 
भंगर (बाडी) की मरम्मत करेगा, न उन्हें खड़ा करेगा । 
नोट-1. किसी गाड़ी अथवा मोटर गाड़ी के लिये जो माल भरने या उतारने के उद्देश्य से खड़ी हो तहबाजारी नहीं 

ली जायेगी, बशर्ते की एक घण्टे के अन्दर माल भरा या उतार दिया जाए । अन्यथा नगरपालिका उपनियम, 1916 
की धारा 265 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । 
जब भी तहबाजारी की वसूली लागू की जाय प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे तहबाजारी देय होती हो , तहबाजारी 
की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारी की माँग करने पर तुरन्त तहबाजारी अदा करेगा । 
इन नियमों के अनुसार लगायी गई तहबाजारी को वसूल करने वाला व्यक्ति प्रारूप एम0 ए0 सी 0 बी0–2 / 100 
में रसीद प्रतिपर्णों के बनायेगा और रसीद को कूपन सहित तहबाजारी अदा करने वाले को दे देगा । इस 
प्रकार एक बार जारी की गई रसीद न तो पुनः जारी की जायेगी और न ही रसीद को उनमें निर्दिष्ट अवधि 
के उपरान्त पुनः पृष्ठांकित किया जायेगा । 
रसीदों का कुल योग प्रत्येक पृष्ठ के प्रतिपर्ण के अन्त में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जायेगा । 
जब कभी भी नगर पंचायत के किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी द्वारा जो कि रसीद की जाँच करने के 
लिये नियुक्त हो रसीद की माँग की जाए , टिकटधारी व्यक्ति को उन्हें रसीद देनी होगी । 
ऐसा अधिकारी , जिस प्रकार भी आवश्यक समझे टिकट का निरीक्षण करेगा और रसीद के कूपन को भरकर 
प्रतिपर्ण से मिलान के लिये अपने पास रख लेगा और रसीदों को अपने हस्ताक्षर करने उपरान्त टिकटधारी 
व्यक्ति को लौटा देगा । 
कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक स्थान सड़क या गली में 
बिक्री के उद्देश्य से घास - फूस तथा लकड़ी, टिन इत्यादि नहीं रखेगा । 
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर बिना उनसे स्वीकृति प्राप्त किये 
कोई डेस्क या स्टॉल नहीं लगायेगा । 
कोई भी व्यक्ति अस्थाई रूप से डेस्क लगाने हेतु जमीन पैमाईशी 2.5 मी 0 x2.5 मी ० ( मय झाप आदि के ) 
से अधिक का अभिधारण नहीं करेगा । 
कोई भी व्यक्ति हितचिन्तक भवन चौराहे के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पशु / अन्य कोई 
सामग्री विक्रय नहीं करेगा । 
देय तहबाजारी की अदायगी न करने के फलस्वरूप यदि तहबाजारी की वसूली कार्यालय में की जाये तो 
यह अधिशासी अधिकारी पर निहित होगा कि वे सूची में निर्धारित दर से अधिक रकम वसूल करने का 
निर्देश दें । 
जब तक कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से लिखित अनुमति न ली गई हो , कोई भी व्यक्ति नगर 
सीमा के अन्दर किसी भी स्थान पर अस्थाई डेस्क नहीं रखेगा । 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


13. 


यदि उपनियम 12 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर ली गई हो तो प्रार्थी नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आकार 
प्रकार माप तथा अनुपात के अनुसार डेस्क बनायेगा, इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने 
पर अनुमति रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत में निहित होगा । 


261 


3 . 


6 . 


7 . 


8 . 


भाग 8 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर, 2015 ई० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत् ) 

तहबाजारी दरों की सूची 
क्र ० 

विवरण 
सं ० 

दर 
1. | हल्दी, मिर्च, आलू, लाही, रूई तथा गुड़ और प्रत्येक | प्रति डेस्क या स्थान 2.5 फिटX2.5 फिट से 
प्रकार की फल, सब्जियों, अनाज या किराना 

कम ₹ 25 प्रतिदिन 

प्रति डेस्क या स्थान 5 फिट x5 फिट तक 
-तदैव 

₹ 35 प्रतिदिन 
व्यवसायिक उद्देश्य से खुली सरकारी भूमि का 
अभिधारण पैमायशी 3 मी 0 X3 मी 0 या 9 वर्ग मीटर तक 

₹ 50 प्रतिदिन 
4. | अस्थाई लकड़ी का डेस्क 3 मी 0 x3 मी 0 या 9 वर्ग मी ० ₹ 50 प्रतिदिन 
5. | खोम्चा 

₹ 20 प्रतिदिन 
हिडौंला या चरखा 

₹ 25 प्रतिदिन 
सरकस या संगीत 

₹ 50 प्रतिदिन 
प्रचारकों द्वारा जड़ी - बूटी या दवाईयों की बिक्री 

₹ 20. प्रतिदिन 
घोड़ा, खच्चर , गाय - बैल को विक्रय करने हेतु प्रदर्शित 

₹ 50 प्रति पशु 
10. | भेड़, बकरी को विक्रय करने हेतु प्रदर्शित करने पर ₹ 30 प्रतिदिन 
11 . घी एवं वनस्पति उत्पाद विक्रय करने पर प्रदर्शनी 

₹ 20 प्रतिदिन 
12. प्लॉस्टिक उत्पाद विक्रय करने हेतु प्रदर्शित करने पर ₹ 20 प्रतिदिन 
13. फड़, खुली नजूल / सरकारी भूमि पर 

₹ 20 प्रतिदिन 

₹ 20 प्रतिदिन 
15...- निलामी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय 

₹ 20 प्रतिदिन 
भाषणों द्वारा ग्राहक को आमंत्रित कर मजमा लगाकर 
किसी वस्तु का विक्रय या व्यापार 

₹ 20 प्रतिदिन 
17 . ट्रक , बस आदि बड़े वाहनों को सड़क के किनारे खड़े 

₹ 50 प्रतिदिन 
कार, स्कूटर, मोटर साइकिल को सड़क के किनारे खड़े 

₹ 20 प्रतिदिन 
19 . घास - भूसा जलाने वाली लकड़ी की बिक्री पर 

₹ 20 प्रतिदिन 
20 . अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु / व्यवसाय पर 

₹ 20 प्रतिदिन 


9 . 


करने पर 


14. 


मोची का फड़ 


16 . 


करने पर 


18. 


करने पर 


दण्ड 


नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, 
द्वाराहाट, यह निर्देशित करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम 1, 2, 5, 7, 8, 10 तथा 12 का 
उल्लंघन अधिकतम अर्थ दण्ड ₹ 2000 तक होगा तथा दोष सिद्ध होने के उपरान्त उसी अपराध की पुनरावृत्ति करने 
पर ₹ 50 प्रतिदिन से दण्डनीय होगा । 


श्याम सुन्दर प्रसाद , 

अधिशासी अधिकारी, 
नगर पंचायत, द्वाराहाट , अल्मोड़ा । 


विमला साह , 

अध्यक्ष, 
नगर पंचायत , द्वाराहाट , अल्मोड़ा । 


262 


उत्तराखण्ड गजट , 24 अक्टूबर, 2015 ई० ( कार्तिक 02, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


सूचना 
मेरे पति स्व 0 पृथ्वी सिंह के सैन्य अभिलेखों में भूलवश मेरे पुत्र का नाम मंगल सिंह दर्ज हो गया है, जबकि 
उसके शैक्षिक अभिलेखों में सही नाम सुभाष सिंह है । 
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 

मूसी देवी , 
पत्नी स्व 0 पृथ्वी सिंह, 
निवासी ग्राम गैन्थी पानी सन्दनियाँ , 
पो ० - द्वारीखाल पटटी लंगूर वल्ला, 
पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई ०) 43 हिन्दी गजट / 538 – भाग 8–2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


